AGORN 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 518 राँची , गुरूवार , 


28 आश्विन , 1944 ( श ० ) 

20 अक्टूबर , 2022 ( ई ० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

18 अक्टूबर , 2022 


संख्या परि . आ . 577 / 2005-1558 - विधि एवं न्याय मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा प्रत्यापित 
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -5 के तहत कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पत्रांक -3047 दिनांक- 06.09.2005 के आलोक में मुख्यालय स्तर पर 
परिवहन विभाग ( निदेशालय सहित ) से संबंधित सूचनाओं को प्रदान करने के लिए पूर्व निर्गत 
अधिसूचना को विलोपित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को नामित किया जाता है - 


1 


2 


क्रमांक पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

जन सूचना पदाधिकारी 

प्रथम अपीलीय प्राधिकार 

( अपीलीय सूचना पदाधिकारी ) 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 20 अक्टूबर , 2022 


अधिसूचित पदनाम 

श्री राज किशोर कुमार ( अवर सचिव ) 

श्री ब्रजेन्द्र हेमरोम ( संयुक्त सचिव ) 


-------- 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


संजय कुमार सिन्हा , 

अवर सचिव 

परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 518 - 50 


